रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 11 , 2018 / भाद्र 20 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018 /BHADRA 20 , 1940 


सं . 3581 ] 
No . 3581] 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4734( अ). - 10 अगस्त, 2018 को भारत के असाधारण गजट में प्रकाशित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 
विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की गजट अधिसूचना संख्या 1(7)/85 -कार्मिक .IV, दिनांक 9 अगस्त , 2018 के 
द्वारा कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ( एएसआरबी ) के पुनर्गठन की अधिसूचना देने वाले एस . ओ. 3953 ( ई) से प्राप्त की गई 
शक्तियों के अनसार , सक्षम प्राधिकारी अर्थात कषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने एएसआरबी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद के 
चयन हेतु निम्नलिखित भर्तीनियमों का अनुमोदन किया है : 


| अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के पद हेतु भर्ती नियम 
1) पद का नाम - अध्यक्ष , कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल 
II) पद की संख्या - 01 ( एक ) 
III) वर्गीकरण - समूह ए समकक्ष 
IV) वेतनमान:- स्तर -17, मूल वेतन रु. 2, 25 ,000/- (नियत ) अध्यक्ष का स्तर ( स्टेटस) उपयुक्त अनुलाभों एवं लाभों के साथ 

भारत सरकार के सचिव की होगी । 
V) अधिकतम आयु सीमा : 62 वर्ष। 
VI) अर्हता - अध्यक्ष का चयन, पीएच. डी . डिग्री धारक और 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त या सेवारत वैज्ञानिकों 

या प्रौद्योगिकीविद या शिक्षाविदों या लोकप्रशासन या कृषि या सम्बद्ध क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने 
वाले सेवानिवृत्त या सेवारत लोकसेवकों में से किया जाएगा। 


5322 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


VII) कार्य दायित्व: 
(क ) अध्यक्ष, जन -मामलों का प्रबंधन करेंगे और मंडल को चलाने के लिए प्रभावी प्रबंधन हेतु नेतृत्व एवं 

प्रशासनिक मार्गदर्शन करेंगे। 
( ख ) अध्यक्ष का दायित्व , कृषि अनुसंधान सेवा में सभी पदों पर भर्ती और इस सेवा में इस प्रकार के अन्य पदों पर 

भर्ती करना होगा जिन्हें अध्यक्ष , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें 

कैरियर प्रगति योजना के तहत, पदोन्नति/नियोजन के लिए वैज्ञानिकों की स्क्रीनिंग सम्मिलित है। 
( ग) अध्यक्ष , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की , उन सभी कार्मिक मामलों में भी सहायता करेंगे जिनमें 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के अध्यक्ष को उनकी आवश्यकता होगी। 


VIII) कार्यकाल:- अध्यक्ष का कार्यकाल 03 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो , के 

लिए होगा । इस प्रकार से चयन किए गए अध्यक्ष का अपने पूर्ववर्ती संगठन में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं होगा । 


IX ) चयन की विधि :- यह चयन डीओपीटी के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय/विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक 

उच्च स्तरीय खोज-सह -चयन समिति ( एससीएससी) द्वारा किया जाएगा । यह नियुक्ति , मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति 
( एसीसी) के अनुमोदन के साथ की जाएगी । 


x) सर्च-एवं - चयन समिति 

5 सदस्यों वाली एससीएससी की संरचना निम्नलिखित रूप से होगी : 


1. मंत्रिमंडल सचिव , अध्यक्ष 
2. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक , भाकृअप, सदस्य 
3. भारत सरकार के किसी भी विभाग का सचिव , सदस्य 

4. एवं 5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, सदस्य 
एसएससी का गठन , भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार डीओपीटी की सहमति के साथ किया जाएगा । 
कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी ) के सदस्यों के पद के लिए भर्तीनियम 


II) 
III) 
IV ) 


V ) 


VI) 


पद का नाम - सदस्य , कृ . वै. च . म . 
पदों की संख्या - 03 (तीन ) 
वर्गीकरण - समूह ए के समतुल्य 
वेतन -मान: स्तर- 16, मूल वेतन रु. 2, 05, 400- 2, 24, 400 
अधिकतम आयु सीमा : 62 वर्ष 
योग्यता : कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ( एएसआरबी) के तीन सदस्यों का चयन 7वें केन्द्रीय आयोग के वेतन स्तर 14 
अथवा ऊपर के स्तर के प्रोफेसर अथवा समतुल्य पद धारित और निम्नलिखित प्रत्येक 3 विषय समूहों से न्यूनतम 20 
वर्षों का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिकों में से किया जाएगा । 
i) फसल विज्ञानों और बागवानी विज्ञानों सहित पादप विज्ञान समूह 
ii ) पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विज्ञान समूह 
iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन , कृषि अभियांत्रिकी , कृषि विस्तार , कृषि शिक्षा, सामाजिक विज्ञान जैसे कृषि 

अर्थशास्त्र एवं कृषि सांख्यिकी । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
VII) कार्य-दायित्व ( ड्यूटी): 
क ) सभी सदस्य कैरियर प्रगति योजना के तहत पदोन्नति /प्लेसमेंट के लिए वैज्ञानिकों की स्क्रीनिंग सहित कृषि 

अनुसंधान सेवा में सभी पदों और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित सेवा में ऐसे अन्य पदों की भर्ती हेतु उत्तरदायी होंगे। 
ख ) सदस्य सभी कार्मिक मामलों में भाकृअप की सहायता भी करेंगे जब भी भाकृअप सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा 

___ उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। 
VIII) कार्य- काल : 

सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी , के लिए होगा। इस प्रकार 

चयनित सदस्यों को अपने पिछले संस्थान में पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन ) रखने की अनुमति नहीं होगी । 
IX ) चयन की पद्धति: 

चयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा 
नियुक्त उच्च स्तरीय सर्च- एवं- चयन समिति ( एससीएससी ) द्वारा किया जाएगा । नियुक्ति , मंत्री मंडल की नियुक्ति 

समिति ( एसीसी) के अनुमोदन के साथ की जाएगी । 
X ) सर्च- एवं - चयन समिति: 

4 सदस्यीय सर्च-एवं - चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा: 


1 . सचिव , डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअप , अध्यक्ष 
2. भारत सरकार के किसी भी विभाग के सचिव , सदस्य 
3. एवं 4. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय द्वारा नामित, सदस्य 


सर्च एवं चयन समिति का गठन भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 
सहमति से किया जाएगा। 


यह माननीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री , भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। 


[ फा .सं. 95 (9)/2018/ कार्मिक .Ill] 


ए. आर. सेनगुप्ता , उप- सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agricultural Research And Education ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 10th September, 2018 


S .O . 4734 ( E ). — As per the power drawn from S .O . 3953 ( E ) notifying restructuring of the Agricultural 
Scientist Recruitment Board ( ASRB ) vide Gazette Notification No . 1( 7)/ 85 - Per.IV dated 9th August , 2018 of 
Department of Agricultural Research & Education , Ministry of Agriculture & Farmers Welfare published in 
Extraordinary Gazette of India on 10th August , 2018 , the Competent Authority i.e. Minister of Agriculture & Farmers 
Welfare has approved following RecruitmentRules for selection to the post of Chairperson and Members, ASRB : 
Recruitment Rules for the post of Chairperson , ASRB 
1) Name of the post - Chairperson , ASRB 
II ) No. of the post – 01 (One ) 

Classification - Group A Equivalent 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


Pay Scale : - Level- 17 , Basic Pay Rs .2, 25 ,000 /- (Fixed ). The status of Chairperson will be that of Secretary to 
Government of India along with the appropriate perks and benefits . 
Upper Age Limit : 62 years. 
Qualification - The Chairperson shall be selected from amongst retired or serving Scientists or Technologists or 
Academicians with Ph .D . degree and having 25 years of experience or retired or serving Civil Servants having 
experience of at least 25 years in public administration or agriculture or related sectors . 
Duties: - 


VII) 


IX ) 


X ) 


a ) The Chairperson shall manage public affairs and shall provide leadership and administrative guidance 

in steering the Board for effective management 
b ) The Chairperson shall be responsible for recruitment to all posts in Agricultural Research Service and 

to such other posts in the service as may be prescribed by the President of the ICAR including 

screening of Scientists for promotion / placement under the Career Advancement Scheme. 
c ) The Chairperson shall also assist ICAR in all Personnel matters as may be required by President of the 

ICAR Society. 
VIII) Tenure: - 

The tenure of the Chairperson shall be for a period of 03 years or till attainment of 65 years of age , whichever is 
earlier. The Chairperson so selected should not retain any lien in his/her previous organization . 
Method of selection : - 

The selection shall be carried out by a high level Search -cum -Selection Committee (SCSC ) appointed by the 
Ministry / Department for the purpose as per extant DoPT instructions . The appointment shall be made with the 
approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC ). 

Search -cum - Selection Committee 
The Composition of 5 -Member SCSC will be as under : 

1. Cabinet Secretary, Chairman 
2. Secretary, DARE & DG , ICAR , Member 
3 . Secretary of any Dept. of Govt. of India ,Member 
4 & 5 . Nominees of AM & FW , Members 

The SCSC would be constituted with the concurrence of DoPT as per the extant guidelines ofGovt. of India. 
Recruitment Rules for the post of Members, ASRB 
1) Name of the post – Member, ASRB 

No. of the post – 03 ( Three) 

Classification - Group ‘ A ’ Equivalent 
IV ) Pay Scale: - Level- 16 , Basic pay Rs.2 ,05 ,400 – 2 ,24 ,400 / 

Upper Age Limit :62 years. 
VI) Qualification - The three Members of the Agricultural Scientist Recruitment Board (ASRB ) shall be selected 

from amongst the Scientists holding the position of Professor or equivalent in the Pay Level 14 or above of 7th 
CPC and having at least 20 years of experience each from the following 3 groups of disciplines: 
i) Plant Science Group including Crop Sciences and Horticultural Sciences 

Animal Sciences and Fisheries Sciences Group 
iii ) Natural Resource Management, Agricultural Engineering , Agricultural Extension, Agricultural Education, 

Social Sciences like Agricultural Economics and Agricultural Statistics. 
VII) Duties: - 

a ) The Members shall be responsible for recruitment to all posts in Agricultural Research Service and to such 

other posts in the service as may be prescribed by the President of the ICAR including screening of 

Scientists for promotion / placement under the Career Advancement Scheme. 
b ) The Members shall also assist ICAR in all Personnel matters as may be required by President of the ICAR 

Society . 


[ HFT II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IX ) 


X ) 


VIII) Tenure : - 

The tenure of the Members shall be for a period of 03 years or till attainment of65 years of age, whichever is 
earlier. The Members so selected should not retain any lien in their previous organization . 
Method of selection : - 

The selection shall be carried out by a high level Search -cum -Selection Committee (SCSC ) appointed by the 
Ministry / Department for the purpose as per extant DoPT instructions. The appointment shall be made with the 
approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC). 

Search -cum -Selection Committee 
The Composition of 4 -Member SCSC will be as under : 

1. Secretary , DARE & DG , ICAR , Chairman 
2 . Secretary of any Dept. of Govt. of India ,Member 
3 & 4 . Nominees of AM & FW ,Members 
The SCSC would be constituted with the concurrence of DoPT as per the extant guidelines ofGovt. of India . 
This issues with the approval of Hon ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India . 


[F . No . 95 (9 )/2018/Per.III ] 


A .R . SENGUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .09. 18 
10 :47: 08 + 05 30 


